. 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 /99 


REGD. NO . D . L - 33004/99 


ATHA 


NI 


सत्यमेव जयते 


" 


- 


- 


५ . 


- 


- 


- 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग || - खण्ड 3 -- उप - खण्ड (i ) 
PARTIL - Section 3 - Sub - section (i) . 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अप्रैल 15 , 2010 / चैत्र 25 , 1932 
NEW DELHI , THURSDAY, APRIL15 , 2010/CHAITRA 25, 1932 


सं. 1931 
No. 193) 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
( आयुर्वेद , योग व प्राकृतिक चिकित्सा , यूनानी , सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग ) 

मसौदा अधिसूचना 

नई दिल्ली, 13 अप्रैल , 2010 
सा . का . नि . 322 ( अ). - औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली , 1945 ( इसके बाद " उक्त नियमावली के रूप में संदर्भित ") का और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप , जिसे केन्द्रीय सरकार , औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श के पश्चात् औषधि और प्रसाधन 
सामग्री अधिनियम , 1940 ( 1940 का 23 ) की धारा 33 ढ़ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, को एतद्द्वारा 
उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ उक्त अधिनियम की उक्त धारा के अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह 
सूचित किया जाता है कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की सार्वजनिक की गई प्रतियों के प्रकाशन की तिथि से तीन माह की अवधि समाप्त . . 
होने के पश्चात् उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा ; 

आक्षेप या सुझाव , यदि कोई है , सचिव, आयुर्वेद , योग व प्राकृतिक चिकित्या, यूनानी . सिद्ध एवं होम्योपैथी ( आयुष ) विभाग , स्वास्थ्य 
और परिवार कल्याण मंत्रालय , भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी भवन , नई दिल्ली - 110001 को भेजे जा सकते हैं ; 

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर , जो उक्त प्रारूप संशोधन की बाबत किसी व्यक्ति से, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होंगे , 
केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । 

प्रारूप नियम 
१. ( 1 ) इन नियमों का नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री चौथा ( संशोधन ) नियमावली , 2010 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 

2. निम्नलिखित अनुसूची को अर्थात् औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची ङ ( 1 ) के लिए अंत :स्थापित किया 
- जाएगा । 

. “ अनुसूची ङ ( 1) . 

[नियम 161 ( 2) को देखें ] 
आयुर्वेद (सिद्ध सहित) और यूनानी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत विषैले पदार्थों की सूची 


1392 GI/ 2010 


- 


- .. 


- 


- 


- 


. 


.. 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PART I} -- SEC . 3(i)] 


क. आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति 
वानस्पतिक मूल के औषध 

अहिफेन ( बीजों को छोड़कर) । पपवर सोमनीफेरम लिन्न ( बीज को छोड़कर) 
(2 ) अर्क * - - 

कैलोट्रोपिस जाइजेटिया (लिन) आर. ब्र .एक्स. एइट . 
भल्लातक 

सेमिकार्पस अनाकार्डियम लिन्न , एफ . 
भांग ( बीजों को छोड़कर) कनाबीस सतीवा लिन्न . ( बीज को छोड़कर ) 
दंती. . . 

बेलिओसपर्मम मोंटेनम मल्ल. अर्ग . 

धतूरा मेटेल लिन्न . . । 
( 7) गुंजा ( बीज ) 

एब्रस प्रिकेटोरियस लिन्न ( बीज ) . 
जयपाल 

क्रोटोन टिलियम लिन्न . 
( 9 ) करवीर . 

नेरियम इंडिकम मिल्ल 
(10 ) लांगली 

ग्लोरिओसा सुपर्बालिन. 
(11) पारसीक यवानी 

हायोसकेमस निगर लिन्न. 
(12 ) वत्सनाभ/ श्रृंगीविष 

एकोनिटम चेसमेंथम स्टेपफेक्स होल्म 
(13) विषमुष्टि 

स्टाइकनोस नक्स वोमिका लिन्न . 


_ II . 


पशु मूल के औषध 


(14 ) सर्पविष 


, 


सांप का जहर 


III . 


खनिज मूल के औषध 


अर्सेनिक 


। 


( 15 ) गौरी पाषाण 
( 16 ) हरताल 
(17) मनःशिला 
( 18 ) पारद 
(19 ) रस कपूर 
( 20 ) तुत्थ 
( 21 ) हिंगुल 


अर्सेनिक ट्राईसल्फाइड . 
अर्सेनिक डाईसल्फाइड 
मर्करी 
हाईड्रारंगायरी सबक्लोरिडम 
कॉपर सल्फेट 
सिनाबार 


( ख) सिद्ध चिकित्सा पद्धति 


अबीनी ( बीज को छोड़कर ) 
अलारी 
अतरू थिम्मट्टी 
गोमतिया 
इट्टी 
गांजा ( बीज को छोड़कर ) 


. पपवर सोमनीफेरम लिन्न. 

नेरियम इंडिकम मिल्ल . 
सिट्रलस कोलोसाईंथिस स्क्रेड 
दतुरा स्ट्रामोनियम लिन्न . 
स्ट्राईक्नॉस नक्स वॉमिका लिन्न . 
कन्नाबिस सतीवा लिन्न . . . 


( 5 ) 
( 6 ) 


[ भाग ]] - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(7) कल्लपकी किजांगु . . ग्लोरिऑसा सपर्बालिन . 
( 8) कोडिक्कली ( वाह्य उपयोग हेतु छूट ) यूफोर्बिया टिरूकल्ली लिन्न . 
(9) चडुरकल्ली (वाह्य उपयोग हेतु छूट ) क्यूकुमिस ट्राईगॉनस रॉकस्ब . 
(10) कुट्ट थुमट्टी . . क्यूक्यूमिस ट्रिगोनस रॉक्स्ब... 
(11 ) कुनरी ( जड़ को छोड़कर ) -. . • अर्बस प्रिकेटोरियस लिन्न . " 
(12 ) चेरम कोट्टई 

सेमिकार्पस एनाकार्डियम लिन्न . 
( 13) थिल्लई 

इनोकेरिया एगलोचा लिन . 
( 14 ) नबी 

एकोनिटम फेरॉक्स वाल . 
(15 ) नर्वलम 

क्रोटोन टिग्लियम लिन्न . 
(16 ) पुगई-ईलई 

निकेटियना टैबेकम लिन्न . 
__ _ (17) नसेविकल्ली (वाह्य उपयोग हेतु छूट ) यूफोर्बिया पेसिस . 


ग. यूनानी चिकित्सा 


वानस्पतिक मूल के औषध 


(1 ) अफीयून ( बीज को छोड़कर ) 
( 2) बजुरी - बंज 
( 3 ) बिष 
( 4 ) भांग ( बीज को छोड़कर ) 
(5 ) चरस (रेजीन ) 
( 6 ) धतूरे के बीज 
( 7) कुचला 
( 8 ) शोकरन 


पपवर सोमनिफेरम लिन्न . 
हायोसकाईमस निगर लिन . 
एकोनिटम चेसमेंथम स्टेफेक्स होल्मस 
कन्नाबिस सतीवा लिन्न 
कनाबिस सतीवा लिन्न 
दतूर मेटेल लिन्न ( बीज ) 
स्टीचनॉस नक्स वॉमिका ( लिन्न ) 
कोनियम मेकुलेटम लिन . 


II . पशु मूल के औषध 
( 9 ) सांप ( सिर ) 
(10) तेलनी मक्खी 


स्नेक (हैड ) 
माईलेबेरिस साईकोरि लिन्न . 
माईलेबेरिस पस्टुलेटा थम्ब 
माईलेबेरिस मेसिलेंटा 


III . 


खनीज मूल के औषध 


(11 ) दारचिकना 
(12 ) हीरा 
(13) रस कपूर 
(14 ) शिंगरफ 
( 15 ) जंगार 
( 16 ) सम्मल- फर 


हाईड्रारगाईराई परक्लोरिडम 
डायमंड 
हाईड्रारगाईराई सबक्लोरिडियम ( कालोमेल ) . 
हाईड्रारगाईराई बाई सल्फरेटम 

क्युपरी सबसेटस 
( अबयाज, अस्फर, अस्वाद और अर्सेनिक ( सफेद,पीला, काला और लाल) अहमर ) 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


. [PART 11_ Sec 


( 17 ) abrien 

कॉपर सलफेट 
(18) Trei 

हाईड्रारजाईरम 
( 19 ) Fate 

अर्सेनिक ट्राईसल्फाईट ( पीला ) 
* भस्म बनाने के पूर्व भवन हेतु प्रयुक्त अर्क की छूट है । " 


" 


[ 51. . 7 . 11020 /01/ 2010 - ETAHI ( 34799 ) ] 

बी. आनंद , संयुक्त सचिव 
UIG feugut : fiqh Ara 176145 # 3 4 7 T . 94 - 28 - 10 /45 - 17 (1) , arta 21 farte , 1945 GT ? yahulfera 

font oro et Bit 31714 TETETA Ħ Fi.S . ft. 45 ( 37) Ara 21 -01- 2010 Gri fol II 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
(Department of Ayurveda , Yoga and Naturopathy , Unani, Siddha and Ilomocopathy ) 

DRAFT NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th April, 2010 


G .S .R . 322 ( E ).- - Wlereas, the following draft amendment further to amend the Drugs and 
Cosmetics Rules, 1945 (hereafter referred to as the said rules ),which the CentralGovernmontjšíoposes 
to make , and in exercise of tle powers conferred by section 33- N of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 
(23 of 1940 ), after consultatio with the Drugs Technical Advisory Board , is hereby published as required 
by the said section of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby ; and notice 
is hereby given that the said Íraft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of three 
months from tlic date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published , are 
made available to the public ; 


And whercas, objection or suggestion , if any,may be forwarded to the Secretary , Department of 
Ayurveda , Yoga and Naturopathy , Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH ), Ministry of Health and 
Family Welfare, Indian Red Cross Society Building, New Delhi- 110001; 


And whereas , any objection or suggestion ,which may be received from any person with respect 
to the said draftamendment within the period so specified , shall be taken into consideration by the Central 
Government. 


DRAFT RULES * 
1. ( 1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics 4th ( Amendment) Rules, 2010 . 


[ H01I- CUS 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(2) They shall come in to force on the date of their final publication in the official 

Gazette . 
2. The following schedule shall be substituted , namely: 

For the Schedule E (1) to the Drugs and Cosmetics Rules , 1945, 


" SCHEDULE - E (I) 

[See rule 161 (2)] 


LIST OF POISONOUS SUBSTANCES UNDER THE AYURVEDIC 
(INCLUDING SIDDHA ) AND UNANI SYSTEM OFMEDICINE 


A . Ayurvedic System 
I. DRUGS OF VEGETABLE ORIGIN 
(1) Ahipena (Except seeds) Papaver somniferum Linri.(Except seeds) 
(2) Arka * 

Calotropis gigantea (Linn .) R . Br. Ex. Ait. 
(3) Bhallataka 

Semecarpus anacardium Linn . f. 
(4) Bhanga (Except seeds) Cannabis sativa Linn . (Except seeds) 
(5 ) Danti 

Baliospermum montanum Mull. Arg . 
(6) Dhattura 

Datura metel Linn . 
(7) Gunja (Seed ) 

Abrus precatorius Linn . (Seed ) 
(8 ) Jaipala (Seed ) 

Croton tiglium Linn . 
(9) Karaveera 

Nerium indicum Mill 
( 10 ) Langali 

Gloriosa superba Linn . 
( 11) Parasika Yavani Hyoscyamus niger Linn . 
(12) Vatsanabha / Shringivisha Aconitum chasmanthum Stapfex Holm 
( 13 ) Vishamushti 

Stychnos nux vomica Linn . 
II. DRUGS OF ANIMAL ORIGIN 
( 14 ) Sarpa Visha 

Snake poison 
III. DRUGS OF MINERAL ORIGIN 
( 15) Gauripashna 

Arsenic 
( 16 ) Hartala 

Arsenic trisulphide 
( 17) Manahashila 

Arsenic disulphide 


1392 anio - 2 


OSON 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC, 3(1)] 


(18 ) Parada 
( 19 ) Rasa karpura 
(20 ) Tuttha 
(21)Hingula 


Mercury 
Hydrargyri subchloridum 
Copper sulphate 
Cinnabar 


B . SIDDHA SYSTEM 


(1) Abini (except seed ) Papaver somniferum Linn 
(2 ) Alari 

Nerium indicum Mill 
. (3 ) Attru thummatti 

Citrullus cölocynthis Schrad 
(4 ) Umathại 

Datura stramonium Linn . 
(5) Etti 

Strychnos nuxvomica Linn 
(6) Ganja ( except seed ) Cannabis sativa Linn . 
(7) Kalappaki Kizahangu Gloriosa superba Linn . 
(8 ) Kodikkalli 

(exempted for external use ) Euphorbia tirucalli Linn . 
(9) Chadurakkalli 

( exempted for external use ). Europhorbia antiquorum Linn . 
( 10 ) Kattu Thumatti : Cucumis trigonus Roxb. 
( 11) Kunri ( except root) Arbus precatorius Linn . 
(12) Cheramkottai 

Semicarpus anacardium Linn . 
( 13 ) Thillai 

Enoecaria agallocha Linn . 
(14).Nabi 

Aconitum ferex Wall . 
( 15 ) Nervalam 

Croton tiglium Linn . 
( 16 ) Pugaielai 

Nicatiana tabacum Linn . 
(17) Mancevikkalli . 

( exempted for external use) Euphorbia species 


C . UNANIMEDICINE 


1. DRUGS OF VEGETABLE ORIGIN 
(1) Afiyun (except seed) Papaver somniferum Linn . 
(2) Bazur-ul-banj 

Hyoscyamus niger Linn 
(3) Bish 

Aconitum chasmanthum Stapfex Holmes 


. .: 


: : 


[ 11 - 0930 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(4 ) Bhang (except seed ) Cannabis sativa Linn 
(5) Charas (resin )(Except seed ) Cannabis sativa Linn 
(6 ) Dhatura seeds 

Datur metel Linn . ( seeds) 
(7) Kuchla 

Stychnos nux vomica Linn . 
(8 ) Shokran 

Conium maculatum Linn . 
II. DRUGS OF ANIMAL ORIGIN 
(9) Sanp (head ) 

Snake (head ) 
( 10 ) TelniMakkhi 

Mylabaris cichorii Linn 
Mylabaris pustulata Thumb 

Mylabaris macilenta 
III. DRUGS OF MINERAL ORIGIN 
( 11)Darachikna 

Hydrargyri perchloridum 
( 12)Hira 

Diamond 
( 13)Ras Kapoor 

Hydrargyri Subchloridum (calomel) 
(14 )Shingruf 

Hydrargyri bisulphuratum 
(15 )Zangar 

Cupri subacetas 
( 16 )Sammul-Far 

(Abyaz, Asfar, Aswad and Ahmar (white , yellow , 
black and red , arsenic ) 


( 17 ) Tootiya 

Copper Sulphate 
( 18 ) Para 

Hydrargyrum 
( 19) Hartal . 

Arsenic trisulphite (yellow ) 
* Arka used for Bhawna before making Bhasma is exempted " . 


( F . No . K . 11020 /01/2010 -DCC (AYUSH ) 


B . ANAND , Jt. Secy . 


Foot Note :- 


The Principal rules were published in OfficialGazette vide Notification No . F . 28 - 10 /45 - H (I) dated 21- 12- 1945 
and the last amended vide No. G . S.R . 45 (E ) dated 21-01- 2010 . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


